निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( Ho पटना 700) पटना. 


21 आश्विन 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 700 ) पटना , बुधवार , 13 अक्तूबर 2010 


आश्विन 1932 Kno 


सं0 एम0 4 - 41/06 - 10486 / वि ( 2 ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 


23 सितम्बर 2010 


विषयः – सचिवालय मुद्रणालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के विस्तार के संबंध में । 


राज्य सरकार द्वारा स्थायी अग्रिम की व्यवस्था ऐसे मामलों के निष्पादन के लिये की जाती है, 


जहाँ राशि की तुरत आवश्यकता हो , और राजकोष से राशि की निकासी के लिए समय नहीं हो । ऐसी 


स्थिति बार -बार आती रहती है, जहाँ नगद राजकोष से राशि प्राप्त करना संभव नहीं होता है । 


2 . वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय द्वारा विधान मंडलीय 


कार्यों सहित अन्य विभागीय कार्यो के निष्पादन एवं उनके कार्यालय के दैनिक आवश्यकताओं के वहन हेतु 


25, 000 (पच्चीस हजार) 50 की स्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
____ 3. प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राशि की निकासी के लिए महालेखाकार , बिहार से प्राधिकार -पत्र 


UE 


- पत्र 


प्राप्त करने की कार्रवाई अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय द्वारा की जायेगी । इस राशि के व्यय का विकलन 


लोक लेखा- 2 , शीर्ष - 8672 - स्थायी नगद अग्रदाय( व्यय ) - 101 सिविल में होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अक्तूबर 2010 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय एवं इसकी प्रति सचिवालय मुद्रणालय सहित प्रेस शाखा वित्त विभाग तथा महालेखाकार, 


जाय 


T 


Iलय 


था 


बिहार के सूचनार्थ भेजी जाए । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


निर्मल कुमार सिंहानियाँ, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 700- 571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


